REL : . .: : 


रजिस्ट्री सं० डी०- ( डो० )-73 


REGISTERED No. D - ( D )- 73 


. 


GOVT OF THE 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


गा 


प्राधिकार से प्रकाशित । 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं० 36 ] 

. नई दिल्ली , शनिवार, सितम्बर 3, 1977 ( भाद्रपद 12, 1899 ) 
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY , SEPTEMBER 3, 1977 ( BHADRA 12 , 1899 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate Pagbog is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 


माग III - खण्ड 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय रिजर्व बैंक 

एक्काउन्टेंट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 की उप- धारा 
केन्द्रीय कार्यालय 

( 1 ) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री हरीप्रोम 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 

गुप्ता , मी० काम , एल० एल० बी० , एं० माई० सी० डब्ल्यू० ए०, 

डिविजनल एक्काउन्टेंट्स टनदुलाएरीगेशन डिविजन, दूर्म- 491001 
बम्बई-400001, दिनांक 27 जुलाई 1977 

( सदस्यता संख्या 3908) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 21 
संदर्भ : डी वी ओ डी सं० आर०ई०टी० 125/सी० 404- 77 जनवरी , 1976 से सदस्य पंजिका से हटा दिया । 
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36-क की 
उपधारा ( 2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह 

एस० एन० षोष, सचिव 
अधिसूचित करता है कि धर्मपुरी तालुक कड़गाथुर श्री आनंदा बैंक 
लिमिटेड, कड़गाथुर, धर्मपुरी - 3 उक्त अधिनियम के अर्थ के 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
अंतर्गत बैंकिंग कम्पनी नहीं रह गया है । 

नई दिल्ली , दिनांक 12 अगस्त 1977 
पी० एन० खन्ना, मुख्य अधिकारी 

सं० एन० -17/13/ 77-II- ( यो० एवं वि० ) ( 6 ) - - कर्म 
दी इंस्टीटच्यूट अाफ़ कास्ट एण्ड वर्क्स 

चारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 5 के 
एक्काउन्टेंट्स अाफ़ इंडिया 

उप-विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महा 

निदेशक ने यह निश्चय किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
( कास्ट एक्काउन्टेंट्स ) 

1948 की धारा 1 की उप-धारा ( 5 ) के अंतर्गत जारी f ये गये 
कलकत्ता , दिनांक 11 अगस्त 1977 

गोपा, दमन मोर दीव संघ राज्य क्षेत्र की अधिसूच " संख्या 1/ 486/ 
सं० 16-सी० डब्ल्यू . आर० ( 193)/ 77 -- दी कास्ट एण्ड 75- लैब ( ई- II ) /13/ 809 , दिनांक 30- 6- 1 !) 77 में निर्दिष्ट 
वर्क्स एक्काउन्टेंट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनु स्थापनाओं जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों | इन 
सरण कर यह सूचित किया जाता है कि दी इंस्टीच्यूट अाफ़ कास्ट संस्थापनाओं पर विस्तार किया गया है , वर्ग , ख का ग 
एण्ड वर्क्स एक्काउन्टेंटस आफ़ इंडिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स के लिये प्रथम अंशदान तथा प्रथम लाभ अवधियां नियर दिवस 
1 - 229GL/ 77 

(1561 ) 


1562 


भारस का राजपत्र , सितम्बर 3 , 1977 ( भाद्रपद 12 , 1899 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


2 जुलाई , 1977 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे 
व्यक्तियों के लिय प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसे कि निम्न सूची में 
दिया गया है : -- - 


जोकि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनि 
यम 95-क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क तथा केरल 
कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 1959 , 
में निर्दिष्ट है , बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हित 
लाभ को केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए 
14 अगस्त , 1977 की तिथि नियत की है, अर्थात् केरल राज्य 
में : - - 


प्रथम अंशदान अवधि 


प्रथम लाभ अवधि 


वर्ग 


जिस मध्य जिस मध्य | जिस मध्य | जिस मध्य ) 

रात्रि को रात्रि को रानि को रात्रि को । 
प्रारम्भ होती समाप्त होती प्रारम्भ होती समाप्त होती 


राजस्व थाना का नाम 


तालुक 


जिला । 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


1 


2 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


कोटायाम 


क 
ख 
ग 


2- 7-1977 28 - 1 - 1978 1 - 4 - 1978 28- 10- 1978 
2 - 7 -1977 24- 9- 1977 1- 4 - 1978 24- 6 -1978 
2- 7 - 1977 26- 11 - 1977 1 - 4 - 1978 26- 8 - 1978 


कोटायाम 


टिप्पणी : - - हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर , 

अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाये । 


कोटायाम 
कोटायाम 


वैचूर . 
नाइविला . 
वाडायार . 
थलयाजाम . 
वैकीम . . 
कुलशेखरमंगलम् . 

चैम्पू . . 
वाडाक्केमूरी . . 
वैलूर . . . 


वैकीम 
वैकीम 
वैकीम 

वैकीम 
. . वैकीम 
. वकीम 
. वैकीम 
. वैकीम 
. वैकीम 


कोटायाम 


कोटायाम 


कोटायाम 


कोटायाम 
कोटायाम 


सं० एन० -17/13/ 77-II- ( यो० एवं० वि० ) ( 7 ) - - कर्म 
चारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 5 के 
उप विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महा 
निदेशक ने यह निश्चय किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 की धारा 1 की उप -धारा ( 5 ) के अंतर्गत जारी किये 
गये मध्य -प्रदेश राज्य सरकार के शुद्धि -पत्र सं० 9/ 5/ 76 - लैब /16 
दिनांक 9 - 6- 1977 में निर्दिष्ट स्थापनाओं में , जिसके द्वारा उक्त 
अधिनियम के उपबंधों का इन स्थापनाओं पर विस्तार किया गया । 
है वर्ग क , ख तथा ग के लिये प्रथम अंशदान तथा प्रथम लाभ 
अवधियाँ नियत दिवस 30- 4- 77 की मध्य रात्रि को बीमा -योग्य 
रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारंभ व समाप्त होंगी । जैसा 
कि निम्न सूची में दिया गया है : - -- . 


टिप्पणी : --- हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर 

अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाये । 


प्रथम अंशदान अवधि . 


प्रथम लाभ अवधि . 


वर्ग जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य 

रात्रि को रात्रि को रात्रि को रात्रि को 
प्रारम्भ होती समाप्त होती प्रारंभ होती समाप्त होती 


सं० एन०- 17 ( 11 ) 77-पी० एण्ड डी० ( 20 ) - कर्म 
चारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
46 ( 2 ) जो कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 
1950 के विनियम 95-क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95- क 
तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 
1958 , में निर्दिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा 
हितलाभ को कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार 
करने के लिये 28 अगस्त , 1977 की तिथि नियत की है , अर्थात् 
कर्नाटक राज्य में :-- - 


2 


क्षेत्र 


होवली 


तालूक जिला 


30 - 4 - 77 
30- 4 - 77 
30- 4- 77 


30- 7- 77 
24- 9 - 77 
26 -11- 77 


28- 1 - 78 
28- 1 - 78 
28- 1- 77 


29- 4 - 78 
24- 6 - 78 
26 - 8- 78 


1 


ग 


टिप्पणी : - - हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर 

अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शद्ध माना जाये । 


उददीपी 
76 बादागबेत उददीपी उददीपी 
मदानीदाम्बर । नगर- उददीपी 
शिवाली ( पालिका उददीपी 
पूत्तूर की सीमा . 

के अंतर्गत उददीपी 


उददीपी 
उददीपी 
उददीपी 


साउथ 
कनारा 


दिनांक 17 अगस्त 1977 
सं० एन०- 17/ 11/ 76-(पी० एण्ड डी० ) ( 19) - कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 19 48 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 


उददीपी 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपन, सितम्बर 3, 1977 ( भाद पद 12, 1899 ) 


1563 


- 


- 


. 


2 


3 


4 


थोन्से ईस्ट 


ब्रह्मावार उददीपी साउथ 

कनारा 


मनीपाल 
शिवाली 


उददीपी 


उददीपी 


साउथ 


कनारा 


हेरगा 


उददीपी 


उददीपी 


साउथ 


गुजरात प्रादेशिक कार्यालय 
अहमदाबाद - 14, दिनाक 17 अगस्त 1977 
सं० जी०ए० डी० एम०/ 234/ कोन्स्टी )/ 77 -~-अधि 
सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) निय 
मन 1950 , विनियम 10 - अ के अन्तर्गत ईस कार्यालय की अधि 
सूचना सम- संख्यक दिनांक 5- 2- 75 द्वारा पुनर्गठित कि गई स्थानीय 
समिति जामनगर का निम्नांकित सदस्यों की नियुक्ति के साथ 
दिनांक 17 अगस्त, 1977 से पुर्नगठन किया जाता है । 
1. जिलाधीश, जामनगर । अध्यक्ष । 
2. शासकीय श्रम अधिकारी , गुजरात सरकार द्वारा मनो 
जामनगर । 

नीत प्रतिनिधि । 
3. प्रशासकीय चिकित्सा अधि- निदेशक चिकित्सा सेवाऐं , 

कारी, इंचार्ज डी - 1, डिस्पेंसरी कामदार राज्य बीमा योजना , 
कामदार राज्य बीमा योजना , अहमदाबाद- 14, द्वारा मनो 
जामनगर । 

नीत प्रतिनिधि । 


कनारा 


माल्पे 
कोदावूर 


उददीपी 


उददीपी 


साउथ 
कनारा 


टिप्पणी : - - हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर 

अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाय । 


सं० एन०- 17/ 11/ 77 (पी० एण्ड डी० ) ( 21) -- कर्म 
चारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
48 ( 2 ) जो कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 
1950 के विनियम 95- क के साथ पठित है , के अनुसरण में शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95- क 
तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ ) 
नियम , 1975, में निर्दिष्ट है , बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर 
चिकित्सा हितलाभ को हिमाचल-प्रदेश राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये 4 मिम्बर , 1977 की तिथि नियत 
की है , 
अर्थात हिमाचल राज्य में : -- - 


4. श्री गोविंद भाई बी० परमार , नियोक्ता के प्रतिनिधि । 

( अध्यक्ष, जामनगर फैक्ट्री 
प्रानर्स एसोसियेशन ), परमार 
बास मोल्डीग, काशी विश्वनाथ 
रोड, दिग्वीजय टीन , फैक्ट्री के 
सामने , जामनगर । 
5. श्री एन० एच० कोटेचा , 

( कच्छ सौराष्ट्र साल्ट मेन्य० नियोक्ता के प्रतिनिधि । 
एसोसिएशन , जामनगर ) द्वारा 
मेसर्स हालार सोल्ट एण्ड 
केमिकल वर्क्स, मनमोहन 

मार्केट , जामनगर- 361001 
6. श्री राम चन्द्र गोविंदराम धागा श्रमिक प्रतिनिधि । 

( बूलन मिल कामदार संघ , 
जामनगर । ) डी0 - 1/ 5 , वूलन 
माल स्टाक कोलोनी , एरोड्राम 

रोड , जामनगर - 361003 । 
7. श्री शनिलाल विठ्ठलजी भट्ट श्रमिक प्रतिनिधि । 

मजुर महाजन संघ , एन्जीनियर्स , 
कार्यालय के सामने , जामनगर 
361001 


क्रम 


क्षेत्र हद बस्त संख्या 


जिला 


सं० 


- - - - - -- -- - - -- -- -- - - -- -- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- 


वाले क्षेत्र . 


. 


1. सोलन नगरपालिका की मीमा के अंतर्गत आने 

मोलन 
2. सेर ग्राम-हद बस्त संख्या 45 . . सोलन 
राजस्व सम्पदा बासल ग्राम-हद बस्त संख्या 

सोलन 
4 . देहू ग्राम-हद बस्त संख्या 652 . . सोलन 
5. देहु स्पून ग्राम- हद बस्त संख्याए 652 तथा 

653 


A8 


8. व्यवस्थापक स्थानीय कार्यालय मंत्री । 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 
जामनगर । 


. 


. सोलन 


- - - - --- -- 


टिप्पणी : - - हिन्दी अनवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर 

अङ्ग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाये । 


प्राज्ञा से 
एस० सहाय , प्रादेशिक निदेशक एवं 
मंत्री गजरात प्रादेशिक मंडल कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम , अहमदाबाद- 14 


फकीर चन्द , निदेशक ( योजना एवं विकास ) 


1564 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 3 , 1977 ( भाद्रपद 12, 1899 ) 


[ भाग III - खण्ड 


- 


संचार मंत्रालय 

( डाक -तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली 1, दिनांक 22 अगस्त , 1977 

सूचना 
सं० 25/ 98/ 77- एल० पाई - पी एन० आर०सी० ए० पार० 
पी० गीता राम की क्रमांक एल0- 17226, दिनांक 17-9- 75 
की 5000/ - रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के 
संरक्षण से गुम हो गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त 
पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है । उपनिदेशक , डाक 
जीवन बीमा , कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी 
प्रति जारी करने के अधिकार दे दिये गये हैं । जनता को चेतावनी 
दी जाती है कि मल पालिसी के संबंध में कोई लेन - देन न करें । 


सं० 25 / 100 / 77- एल० आई० -~ प्रार० एफ० एन० नर 
बहादुर गुरंनगी की क्रमांक एल०- 23113, दिनांक 15-12-75 
की 10, 000/- रुपये की लाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के 
संरक्षण से गुम हो गई है । यह सूचित किया जाता कि उक्त पालिसी 
का भुगतान रोक दिया गया है । उप-निदेशक , डाक -जीवन 
बीमा , कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी 
करने के अधिकार दे दिये गये हैं । जनता को चेतावनी दी जाती है कि 
मल पालिसी के संबंध में कोई लेन- देन न करें । 


र० ना० डे 
उप - महानिदेशक , ( डाक जीवन बीमा ) 


midnight of 2nd July , 1977 as indicated in the table given 
below : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


First Contribution 

Period 


First benefit 

Period 


Sct 


- 


- 


- 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND 

DEVELOPMENT) 
Bombay- 400 001 , the 27th July 1977 
Ref . DROD . No . Ret. 125 / C - 404 - 77 , - --In pursuance of 
sub - section ( 2 ) of section 36A of the Banking Regulation 

Act , 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that 
the Dharmapuri Taluk Kadagathur Sree Ananda Bank Ltd . , 
Kadagathur , Dharmapuri - 3, has ceased to be a banking com 
pany within the meaning of the said Act. 

P . N . KHANNA 

Chief Officer . 


Begins on Ends on Begins on Ends on 
midnight of midnight of midnight of midnight of 


Ref. DUBO2) veseve Badlagathur 
se to be 


2- 7- 1977 
2- 7-1977 
2- 7- 1977 


28 -1 - 1978 
24. 9. 1977 
26 - 11 - 1977 


1 - 4 - 1978 
1 - 4-1978 
1 - 4- 1978 


28- 1 - 1978 
24- 6 -1978 
26 - 8-1978 


THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNT 

ANTS OF INDIA 
Calcutta , the 11th August 1977 


No . 17 /13 /77 -II -( P & D ) -( 7 ). - In exerciso of the povers 
conferred by sub - regulation ( 1 ) of Regulations of the Em 
ployees State Insurance ( General ) Regulation, 1950 , the 
Director Gencral has determined that in the establishments 
specified in the State Government of Madhya Pradesh Corrt 
gendum No . 9 - 5 / 76 / Lab / 16 dated 9th June , 1977 issued 
under sub - section ( 5 ) of Section 1 of the ESI Act, 1948, CX 
tending the provisions of the said Act to those establishments , 
the first contribution and first benefit period for Sets A , B 
und C shall begin and end in respect of persons in insurable 
employment on the appointed day of midnight of 30th April , 
1977 as indicated in the table given below : -- 


No. 16 - CWR( 193 ) / 77. 7 - In pursuance of Regulation 16 of 
tho Cost and Works Accountants Regulations, 1959 , it is 
hereby notified that in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 1 ) of Section 20 of the Cost and Works Ac 
countants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and 
Works Accountants of India has removed from tho Register 
of Members , on account of death the name of Shri Hariom 
Gupta , BCom , LLB , AICWA, Divisional Accountant, Tan 
dula Irrigation Division , Durg-491001 , ( Membership No . 
3908 ) , with effect from 21st January 1976 . 


First contribution 

period 


First bt. nefi . 

Period 


Set 


Begins on Ends on Begins on Ends on 
midnight of midnight of midnight of midn ght of 


S. N. GHOSE 

Secretary . 


30 - 4- 1977 
30 -4- 1977 
30 - 4-1977 


30 - 7-1977 
24-9- 1977 
26- 11 -1977 


28 - 1 -1978 
28-1 -1978 
28- 1 -1978 


29- 4 -1978 
24-6 -1978 
26 -8 -1978 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi , the 12th August 1977 


No . N -17/ 13 / 77 - 11 ( P & D ) - ( 6 ) . - -In exercise of the powers 
conferred by sub -regulation ( 1 ) of Regulation 5 of the Em 
ployees State Insurance ( General ) Regulations , 1950, the 
Director General has determined that in the establishments 
specified in the Union Territory of Goa , Daman and Diu 

Notification No . 1 / 486 / 75- LAB ( ESI ) 13 / 809 dated 30th 
June , 1977 issued under sub -section ( 5 ) of Section 1 of the 

ESI Act, 1948, extending the provisions of the said Act to 
those establishments , the first contribution and first benefit 
periods for Sets A , B and C shall begin and end in respect 
of persons in insurable employment on the appointed day of 


The 17th August 1977 
No . N - 17 / 11 / 77- ( P & D ) - ( 19 ), - In pursuance of the powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employces State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ), read with Regulation 95- A of the 
Employees State Insurance ( General ) Regulations, 1950 , the 
Dircctor General has fixed the 14th August, 1977 as the date 
from which the medical bencfit as laid down in the said 
Regulation 95- A and the Kcrala Employees State Insurance 
( Medical Benefit ) Rules , 1959, shall be extended to the families 


2. 


- 


ikom 


PART III - - Sec. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 3 , 1977 (BHADRA 12, 1899 ) 1565 
of insured persons in the following area in the state of Kerala 

GUJARAT REGIONAL OFFICE 
namely : 

Ahmedabad - 14 , the 17th August 1977 

No. G / Adm / 234 ( Consti ) / 77 . — It is hereby notified that the 
Nanc of Revenue Village 

Taluk District 

Local Committee for Jamnagar urca constituted vide this office 
Vechoor 

Vaikom Kottayam 

Notification of cven No , dated 5th February 1975 under 
Naduvila , • Vaikom Kottayam 

Regulation 10 - A of Employees Stale Insurance (General) 
Vadayar 

Vaikom Kottayam 

Regulations , 1950 has been reconstituted w .e.f. the date of the 
Thalayazham . . 

Vaikom Kottayam notification with the following members : 
Vaikom Vaikom Kottayam 

1. Collector, Jamnagar --- Chairman 
Kuluseklasmangalam Vaikom Kottayam 

2 . Government Labour Officer , Jamnagu - - Representa 
Chompu 

Vaikom Kottayam 
Vaddakkemuri . Vaikom 

tive nominated by the State Government of Gujarat. 

Kottayam 
Velloor 

Kottayam 

3. Administrative Medical Officer, Incharge D -1 Dispen 

sary , E .S .I. Scheme, Jamnagar -- Representative nomi 

nated by the Dircctor of Medical Services , ESI Schemo 
No . N - 17 / 11 / 77 - ( P & D ) - ( 20 ) . - In pursuance of the powers 

A bad - 14 . 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employces State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 

4. Shri Govindbhaj B . Parmar ( President, Jamnagar 
Employees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the 

Factory Owner s Association ) , Parmar Brass Mould 
Director General has fixed the 28th August, 1977 as the date 

ing Kashi Vishwanath Road , Digvijay Tin Factory , 
from which the medical benefit as laid down in the said 
Regulation 95 - A and tho Karnataka Employees State Insur 

Jamnagar --- Employer s Representative . 
ance (Medical Benelit ) Rules , 1958 , shall be extended to the 

5. Shri N . H . Kotecha , (Rep . Kutch Saurashtra Salt 
familics of insured persons in thc following area in the ytutc 
of Karnataka nagiely 

Mig s Assn . Jamnagar ) C / o . M / s. Halar Salt & Che 
- 

mical Works, Manmohan Market, Jamnagar 361001 — 

Employer s Representativc . 
Area Hobli Tuluk District 

6 . Shri Ramchandra Govindram Dhaga (Woollen Mill 

Kamdar Sangh , Jamnagar ) D - 1 / 5 , Woollen Mill Staff 
UDIPI 

Colony, Aerodrom Roud , Jamnagar 36003 — Employees 
76 Bidigubaltu Within Udipi Udipi South kanisa 

Representative . 
Mududidambur | Udipi Udipi Udipi South Kanara 
Shivalli Munici- Udipi Udipi South Kanora 

7. Shri Shantilal Vithalji Bhatt, Majoor Mahajan Sangh , 
Puttur 1 pal Udipi Udipi South Kanara 

Opp . Engineering Office , Jamnagar 361001--- Employees 
j limits 

Representative . 
Thonse East 

Brahına - Udipi South Kanasal 
var 

8 . The Manager, Local Office, E .Ș.I. Corporation , Jam 
Manipal 

nagar - Secretary . 
Shivalli Udipi Udipi South Kanara 

By Order 
Herga Udipi Udipi South Kanara 

S . SAHAI 
MALPE 

Regional Diroctor and 
Kodavoor Udipi Udipi South Kanare 

Secretary , Gujarat Regional Board , 
E .S .I. Corporation , Ahmedabad - 14 . 


No . N -17 / 11 /77 - ( P & D ) - (21) . - In pursuance of the powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95- A of the 
Employecs State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed the 4th September , 1977 as the date 
from which the medical benefit as laid down in the said Regu 
lation 95 - A and the Himachal Pradesh Employees State 
Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1973 , shall be extended to 
the familics of insured persons in the following area in the 
State of Himachal Pradesh namely : 


THE FOOD CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 16th August 1977 
No. 5-2 / 77 - EP . - In exercise of thc powers conferred by 
Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 ( 37 of 1964) 
and with the previous sanction of the Central Government, 
the Food Corporation of India hereby niakes the following 
regulations to amend the Food Corporation of India ( Staff ) 
Regulations, 1971, namely : 
1. ( 1 ) Thesc Regulations may be called the Food Corpora 

tion of India (Staff ) ( 46th Amendment ) Regula 
tions, 1977 . 


+ UWU 


Arca /Had Bast No . 


District 


No . 


1. Area within the limits of the Municipal Com 
mittec of Solan . 

Solan 
2 . Village Sur -l lad Bast No. 45 . . . Solan 
3. Revenue Es1. 210 villago Basal-Had Bast No .48 Solan 
4 . Villagu Duhu -Had Bast No. 652 

Solan 
5. Village Duhu -Sapronn -Had Bast Nos. 652 
and 653. . . . 

Solan 
- - - - - - - - 


( 2 ) They shall be deemed to have como into force on 

the 1st January, 1973 . 
2 . The following note should be incorporated below Regula 
tion 87 of the Staff Regulations : 
" Note . — The ad -hoc increment shall, however, not be admis 

sible to an employce stagnating at the maximum of 
the revised scale of pay as introduced w .e.f. 1st 
January 1973 " . 

M . K GARG 
Personnel Manager . 


FAQIR CHAND 
Director ( Plg. & Dev .) . 


- - - - 


- - - 


- - - - - - 


1566 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 3 , 1977 (BHADRA 12 , 1899 ) [PART III - SEC . 4 ] 

= = - - -- - - - 
DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS 

No . 25 / 100 / 77 -LI. — Postal Lfe Insurance Policy No . L 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF 

23113 , dated 15th Decembor 1975 for Rs. 10 ,000 / - held by 
POSTS & TELEGRAPHS 

Shri RFN Nar Bahadur Gurang having been lost from the 
New Delhi- 110001, the 22nd August 1977 

Departmental custody , notice is hereby given that the payment 

thereof has been stopped . The Dy. Director, Poştal Life 
NOTICE 

Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicato 
No. 25 / 98 / 77 -LI.- Postal Life Insurance Policy No. 1.- 17226 

policy in favour of the insurant, The Public are hereby 
dated 17th September 1975 for Rs. 5,000 / - held by PNR / 
CARP Gita Ram having been lost from the Departmental 

cautioned against dealing with the original policy . 
Custody, notice is hereby given that the payment thercof hus 
been stopped . The Dy. Director, Postal Life Insurance , 
Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in 
favour of the ingurant. The Public aro hereby cautioned 

R . N . DEY 
against dealing with the original policy, 

Dy. Dir . General ( PLI) 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


